निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


21 कार्तिक 1940 ( श0 ) 
( सं0 पटना 973) पटना , सोमवार , 12 नवम्बर 2018 


सं० एल / एच०जी० - 2802 / 2015 - 9989 

गृह विभाग 
(विशेष शाखा) 


विषय: 


संकल्प 

6 नवम्बर 2018 
बिहार गृह रक्षा वाहिनी के गृह रक्षकों का कर्तव्य भत्ता / प्रशिक्षण भत्ता ₹400 ( चार सौ रूपए ) प्रत्येक 
दिवस प्रति गृह रक्षक से बढ़ाकर बिहार सरकार में कार्यरत पुलिस के एक दिन के न्यूनतम वेतन के 
अनुरूप ₹774 ( सात सौ चौहत्तर रूपए ) करने के संबंध में । 


वर्तमान में गृह (विशेष ) विभाग , बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक - 7381, दिनांक 03.07. 2015 के द्वारा गृह 
रक्षकों का कर्तव्य भत्ता एवं प्रशिक्षण भत्ता ₹400 ( चार सौ रूपए ) प्रत्येक दिवस प्रति गृह रक्षक निर्धारित है । 

2. सी०डब्लू०जे०सी० सं० 11208 / 2010 उमेश कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 28 . 10. 2010 
को माननीय उच्च न्यायालय , पटना द्वारा निम्न आदेश पारित है: 

" ...In views of the aforesaid discussions this Courts also finds that by and large 
case of the present petition is same and that of other Home Guard of the country they 
are entitled to the same relief as has been given by Hon ble Supreme Court to the 
HomeGuards of the other States. 

In such view of the matter, this Court directs the State Government the Home 
Guards of the State should be given the duty allowance at such rates, total ofwhich 30 
days ( a month ) comes to minimum of the pay to which the police personnel of the 
State are entitled." 


बिहार गजट ( असाधारण ), 12 नवम्बर 2018 
3. उक्त न्यायादेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में राज्य सरकार की ओर से दायर एल०पी०ए० 
सं० - 313 / 2017 बिहार राज्य एवं अन्य बनाम उमेश कुमार एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय , नई दिल्ली में दायर 
एस०एल०पी० सं० 21841 / 2018 बिहार राज्य एवं अन्य बनाम उमेश कुमार क्रमश: दिनांक 17.01.2018 एवं दिनांक 
28. 10. 2010 को खारिज कर दिया गया । 

4. उपर्युक्त के आलोक में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है कि बिहार गृह रक्षा वाहिनी के गृह 
रक्षकों का कर्तव्य भत्ता / प्रशिक्षण भत्ता ₹400 ( चार सौ रूपए ) प्रत्येक दिवस प्रति गृह रक्षक से बढ़ाकर बिहार सरकार 
में कार्यरत पुलिस के एक दिन के न्यूनतम वेतन के अनुरूप ₹774 ( सात सौ चौहत्तर रूपए) अनुमान्य होगा । 

5. यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा । 

6. इस आदेश के फलस्वरूप गृह (विशेष ) विभाग , बिहार , पटना के संकल्प ज्ञापांक -7381, दिनांक 03.07. 2015 
की कंडिका - 2 ( ii ) तद्नुसार संशोधित समझे जाएगे तथा शेष यथावत रहेंगे । 
आदेश : - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण 

की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

विमलेश कुमार झा , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 973-571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


